रजिस्ट्री संडीगाल० - 33004/96 


REGD. NO . D . L .-33004/96 


FRH 








सयपवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्सु 1 
PART I- Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 1651 
No. 165 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, सितम्बर 13, 1996 / भाद्र 22, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 1996 /BHADRA 22, 1918 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 
प्रारम्भिक अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1996 
विषय : - यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य से एक्रिलिक फाइबर के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच आरम्भ करना । 

___ सं. 47 / एडीडी / आई डब्ल्यू. - मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रीलोन लिमिटेड ने सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1995 तथा सीमा शुल्क टैरिफ ( डम्प की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी की पहचान -निर्धारण तथा वसूली और क्षसि के निर्धारण के लिए ) 
नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट अधिकारी के पास एक याचिका दायर की है जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका ( यू . एस. ए. ), थाइलैंड, कोरिया गणराज्य 
( कोरिया आर. पी. ) से एक्रिलिक फाइबर के पाटन का आरोप लगाया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया 


2. घरेलु उद्योग : - याचिका मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लि . 610 - 611, छठा तल , चिरंजीव टावर्स , 43, नेहरू प्लेस , नई दिल्ली और मैसर्स 
पशुपति एक्रिलोन लि . एम - 14, कनाट सर्कस, मिडल सर्किल, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है । एक्रिलिक फाईबर निर्माता मंच ने तथा मैसर्स जे . के . 
सिंथेटिक्स लि . और मैसर्स कन्सोलिडेटिड फाइबर एंड केमिकल लि . ने अलग - अलग तौर पर याचिका का समर्थन किया है । याचिकाकर्ता कुल भारतीय 
उत्पादन का लगभग 37 प्रतिशत उत्पादन करते हैं और इस याचिका का समर्थन ऐसे उत्पादकों ने किया है जिनका संयुक्त उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का 
50 प्रतिशत से अधिक बैठता है । तथापि , याचिकाकर्ता भारत में अधिकांश उत्पादन करता है इसलिए ऊपर बताए गए नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर 
से लिखित अनुरोध करने का आधार है । 

3. सम्मिलित उत्पाद : - सम्मिलित उत्पाद एक्रिलिक फाईबर है जो सिकुड़ने योग्य और गैर सिकुड़ने योग्य दोनों रूप में उपलब्ध है । एक्रिलिक 
फाइबर सिंथेटिक पोलिमर की लम्बी श्रृंखला है जिसमें एक्रिलोनिट्रायल यूनिटों का वजन कम से कम 85 प्रतिशत होता है । एक्रिलिक फाइबर की रेंज 1. 5 
डिनियर से 8.0 डिनियर बताई जाती है । एक्रिलिक फाइबर का उपयोग प्रतिदिन के जीवन में कपड़ों और औद्योगिक उपयोगों में होता है । 

4. एक्रिलिक फाइबर सीमा शुल्क अधिनियम के सीमाशुल्क कोड - 550330 के अंतर्गत वर्गीकृत है । परन्तु यह वर्गीकरण मात्र निर्देशात्मक है और 
वर्तमान जांच के संबंध में बाध्यकारी नहीं है । 
डंपिंग : 

5. सामान्य मूल्य : - याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया है कि यू. एस. ए. में घरेलू कीमतें एक प्रमुख पत्रिका पैट्रोकेमिकल्स 
कन्सलटेंट्स इंटरनेशनल में छपी आनकारी के आधार पर हैं । थाइलैंड के मामले में सामान्य मूल्य का दावा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए की गई पेशकश 
के आधार पर किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने कोरिया आर पी के लिए निर्मित मूल्य पर विचार करने के लिए निवेदन किया है । यद्यपि, इन्होंने कोरिया आर 
पी में घरेलू कीमत दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है । इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उक्त देशों के घरेलू बाजारों में सामान्य मूल्य प्रचलित हैं । 

6. निर्यात मूल्य : - याचिकाकर्ताओं ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी निदेशालय कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात 
मूल्य तैयार किया है जो प्रारम्भ करने के प्रयोजन से विश्वसनीय पाया गया है । 


2230 GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART [-~- SEC . 1 ] 
7. याचिकाकर्ताओं ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, सीमाशुल्क निकासी औरनिर्यात के देशों में पार्ट हैंडलिग स्थानीय परिवहन और कारखाना द्वारा 
निर्यात कीमत मूल्य करने के लिए विशेष पैकेजिंग के संबंध में समायोजन का दावा किया है । 

8. उपलब्ध सूचना के आधार पर इस आशय का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि सभी एक्रिलिक फाइबरों के लिए उक्त देशों में भारत के लिएनिर्यात 
कीमत सामान्य मूल्य से कम रही है, इसलिए यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया आर पी से निर्यातकों द्वारा डम्प किया आ रहा है । 

9. क्षति : - क्षति के संबंध में विभिन्न प्रचालों उदाहरणार्थ स्पष्ट शब्दों में आयात की मात्रा, बाजार हिस्सा, आरोपित देशों से आयात कीमत और 
घरेलु उद्योग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न निर्देशात्मक जैसे उत्पादन, बिक्री , विक्रय कीमतें , स्टाक , लाभ और हानि सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम 
दृष्टया से दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हो रही है । 

10. यह प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि उक्त देशों से एक्रिलिक फाइबर के आयात घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि पहुंचा रहे हैं । 

11. पाटनरोधी जांच की शुरूआत : -- अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया आर पी में होने वाले या यहां से निर्यात होने 
वाले एक्रिलिक फाइबर के आरोपित पाटन की मौजूदगी, डिग्री और प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते 

12 . वर्तमान जांच के प्रयोजन से जांच अवधि अप्रैल , 1995 से सितम्बर, 1995 है । 

13. सूचना प्रस्तुत करना : -- यू एस ए, थाइलैंड और कोरिया आर पी के निर्यातकों और भारत में संबंधित के रूप में ज्ञात आयातकों को 
अलग - अलग लिखा जा रहा है कि वे संगत सूचना और अपनी राय श्री टी . एस . विजयराघवन, निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, कमरा नं0 134 - ए, 
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 को प्रस्तुत कर दें । 

14. अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित समयावधि में निर्धारित तरीके से जांच के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर सकती है । 

15. समय सीमा : - वर्तमान जांच से संबंधित सूचना लिखित में भेजी जाए ताकि उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना का 
प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के अंदर पहुंच सके । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग - अलगलिखा जा रहा है , उन्हें अलग से लिखे 
जाए पत्र की सारीख से चालीस दिन के भीतर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी । 

16. पाटनरोधी जाँच समयबद्ध कार्य होने के कारण, निर्धारित अवधि में कोई उत्तर नहीं मिलने या इस संबंध में अधूरी जानकारी मिलने की स्थिति 
में निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकता है । 


टी . एस. विजयराघवन , निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE 

INITIATION NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th September, 1996 
Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Acrylic Fibre from USA , Thailand and Republic of 

Korea. 


No. 47/ ADD/IW. M/s. Indian Acrylic Ltd. and M/ s. Pasupati Acrylon Ltd . have jointly filed a petitionin accordance 
withthe Customs Tariff ( Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dump 
ing Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 before the Designated Authority alleging dumping 
of Acrylic Fibres from the United States of America (USA ), Thailand and the Republic of Korea (Korea RP ) and requested for 
anti-dumping investigation and levy of anti -duinping duty . 

2 . Domestic Industry :-- The petition has been ſiled by M /s . Indian Acrylic Ltd ., 610 - 611 , 6th Floor, Chiranjiv 
Towers , 43 , Nehru Place , New Delhi and M /s. Pasupati Acrylon Ltd ., M - 14 , Connaught Circus , Middle Circle , New 
Delhi, The petition is supported by the Forum of Acrylic Fibre Manufacturer and also individually by M /s. J. K . Synthetics Ltd . 
and M /s. Consolidated Fibre and Chemical Ltd . The petitioners account for approx . 37 per cent of total Indian production and 
the petition is supported by those producers whose collective output constitutes more than fifty per cent of the total domestic 
production . The petitioners, therefore, account formajority production in India and have a standing to file a written request on 
behalf of domestic industry under the rules aforesaid . 

3 . Product Involved :-- The product involved is Acrylic Fibre , both in shrinkable and non - shrinkablc form . Acrylic 
Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 85 per cent by weight of Acrylonitrile units . The range of Acrylic 
Fibre is stated to be from 1.5 Denier to 8.0 Denier. Acrylic Fibre has application in day to day life use apparel, and some 
industrial uses. 


( HT 1 -- Ce 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . Acrylic Fibre is classified under custom code -550330 ofCustoms Tariff Act. The classification is , however, indica 
tive only and is in no way binding on the present investigations . 
Dumping : 

5. Normal Value : — The petitioners have provided evidence showing domestic prices in USA , based on the informa 
tion published in a leading Magazine, PetrochemicalConsultants International. The Normal Value in case of Thailand has been 
claimed on the basis of offer made for sale in the domestic market. The petitioners have requested to consider constructed value 
of Korea RP, though it has furnished evidence showing domestic price in Korea RP. There is sufficient evidence with regard to 
the Normal Value prevailing in the domestic markets of the said countries. 

6 . Export Price The petitioners have worked out export price as per statistics published by the Directorate of 
Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta , which is found reliable for the purpose of initiation . 

7. The petitioners have claimed adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Customs Clearance and Port Han 
dling , Local Transportation in the countries of export, and Special Packaging for working out ex -works Export Price . 

8 . On the basis of the information available, there is prima facie evidence that export price to India has been lower than 
the normal value in the said countries for all the Acrylic Fibres, and, therefore , are being dumped by the exporters from USA , 
Thailand and Korea RP . 

9 . Injury :- - The various parameters relating to injury such as quantum of imports in absolute terms,market share , 
import price from the alleged countries and various indicators affecting domestic industry such as production , sales, selling 
prices, stocks, profit and loss , collectively and cumulatively prima facie indicate that the domestic industry has suffered material 
injury . 

10 . There is prima facie evidence that imports of Acrylic Fibre originating from the said countries are causing material 
injury to the doinestic industry . 

11. Initiation of Anti-dumping Investigation :— The Designated Authority , therefore , initiates anti- dumping 
investigation into the existence , degree and effect of alleged dumping of Acrylic Fibre originating in or exported from 
USA , Thailand and Korea RP. 

12 . The period of investigation for the purpose of present investigations is April, 1995 to September, 1995 , 

13. Submission of information : - The exporters in USA , Thailand , and Korea RP and importers in India known to be 
concerned are being addressed separately to submit relevant information and make their viewsknown in the form and manner 
prescribed to Shri T . S. Vijayaraghavan , Designated Authority, Ministry of Commerce, Room No. 134 - A , Udyog Bhavan , New 
Delhi-110011 . 

14 . Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribod form and 
manner within the time limit set out above . 

15 . Time Limit : - - Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the 
Designated Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification . 
The known exporters and importers , who are being addressed separately , are, however, required to submit the information 
within forty days from the date of letter addressed to them separately . 

16 . Anti -dumping investigations being a timebound exercise , the Designated Authority may record its findings on the 
basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the 
information is incomplete in any respect. 


T . S . VIJAYARAGHAVAN , Designated Authority & Addl. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1996 


